निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 580 ) 


___ 17 आषाढ़ 1938 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार, 8 जुलाई 2016 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

10 मई 2016 
सं0 22 / निसिo( सम० ) - 02 - 04 / 2014 / 755 - श्री सच्चिदानंद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ 
नियंत्रण प्रमण्डल सं0 - 2, झंझारपुर के पद पर पदस्थापित थे तो श्री सिन्हा के विरूद्ध तटबंध की सुरक्षा में घोर 
लापरवाही बरतने , दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने एवं विभागीय निदेशों के अनुरूप तटबंध की गश्ती एवं 
सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं करने इत्यादि के लिए प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक 
( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय अधिसूचना सं0 1107 दिनांक 
16. 08.14 द्वारा निलंबित किया गया तथा संकल्प ज्ञापांक 2089 दिनांक 24.12. 14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की 
गई । चूँकि श्री सिन्हा की निलंबन अवधि डेढ़ साल व्यतीत हो चुके हैं । अतः श्री सिन्हा को निलंबन से मुक्त करने का 
निर्णय सरकार द्वारा लिया गया । 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री सिन्हा को निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा पूर्व से संचालित विभागीय 
कार्यवाही जारी रखी जाएगी । 
यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जीउत सिंह, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 580-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette .bih. nic.in 


